निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आश्विन 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 858 ) पटना , वृहस्पतिवार , 7 अक्तूबर 2021 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा ) 


अधिसूचना 

8 सितम्बर 2021 
सं 0 2 / एम02-2005 / 2012-685 / गृ 0 आ0- श्री सुशांत कुमार चंचल , परिवीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक , 
बिहार पुलिस अकादमी , राजगीर , नालंदा ( व्यवहारिक प्रशिक्षु , जिला - सुपौल ) को बिहार सेवा संहिता के नियम -180 एवं 
नियम -236 के आलोक में दिनांक 09.09.2021 से 31.01.2022 तक कुल -145 ( एक सौ पैंतालीस ) दिनों के असाधारण 
अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

आदेश से , 
सुधांशु कुमार चौबे , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 858-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


